सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

27 कार्तिक , 19 37 ( श० ) 
संख्या 8 0 3 राँची, गुरुवार 

29 अक्टूबर , 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

4 सितम्बर, 2 0 15 
संख्या-1/ आ0- 531 / 2015 का0- 8015 -- श्री अमीत कुमार, भा. प्र. से. ( झाः2010), तत्कालीन उपायुक्त , 
देवघर जिन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या- 7221 दिनांक 10 अगस्त , 2015 द्वारा तत्काल प्रभाव से अगले 
आदेश तक के लिए निलम्बित किया गया था , को उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त दिनांक 
10 अगस्त, 2015 के प्रभाव से निलम्बन से मुक्त किया जाता है । 

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय पदाधिकारी होने से श्री अमीत कुमार से यह अपेक्षा की 
जाती है कि भविष्य में वे विधि व्यवस्था से सम्बन्धित महत्वपूर्ण अवसरों पर बेहतर पूर्वानुमान एवं तैयारी 
का प्रदर्शन करें । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार , 
सरकार के विशेष सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 8 0 3 – 50 । 


